“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 273 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जून 2023-- ज्येष्ठ 29), शक 945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 44 जून 2023 


आदेश 


D—758 / 4843 / 24-ब / छ.ग. / 2023.---- राज्य शासन, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजक (POCSO), 
गरियाबंद के पद पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री झनक राम साहू अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अतिरिक्त लोक 
अभियोजक को अपने कार्य के साथ-साथ विशेष लोक अभियोजक (POCSO), गरियाबंद जिला गरियाबंद का अतिरिक्त 
प्रभार भी दिया जाता है। उन्हें पैरवी शुल्क दोनों पद का देय होगा परंतु रिटेनर फीस मूल पद अतिरिक्त शासकीय 
अभिभाषक » अतिरिक्त लोक अभियोजक का ही देय होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
योगेन्द्र सिंह, अवर सचिव. 


545 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, TAA से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


